निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 757 ) पटना , बुधवार , 8 अगस्त 2018 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


आदेश 

3 अगस्त 2018 
सं० एल / एच०जी० - 14 - 13 / 2017 - 7219 — समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक - 2126 , 
दिनांक 17.05. 2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्री रितेश कुमार पाण्डेय, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
सिवान को वित्त विभाग के पत्रांक - 9889 , दिनांक 01. 12. 2015 एवं संकल्प ज्ञापांक - 2498, दिनाक 12.07.2007 में निहित 
प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना सं० - 5096 दिनांक 05.06. 2018 द्वारा दिनांक 01. 06. 2018 से 15.06. 2018 तक 
कुल 15 (पंद्रह ) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. महानिदेशक - सह – महासमादेष्टा का कार्यालय के पत्रांक - 2915, दिनांक 09. 07 . 2018 के द्वारा यह प्रतिवेदित 
किया गया है कि श्री पाण्डेय के द्वारा अपरिहार्य कारणवश स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है । 

3. उक्त के आलोक में श्री रितेश कुमार पाण्डेय, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सिवान को दिनांक 
01.06. 2018 से 15.06. 2018 तक का स्वीकृत पितृत्व अवकाश रदद किया जाता है । 

आदेश से , 
उमेश प्रसाद रजक, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 757 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

___ Website : http :// egazette .bih. nic.in 


